सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 भाद्र, 1938 ( श०) 


संख्या- 724 राँची, मंगलवार, 


19 सितम्बर , 2017 (ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
8 अगस्त , 2017 


संख्या :- 11/ लो से आ०-01- 31 / 2016 का 8827 -- झारखंड सचिवालय सेवा के श्री उमेश चन्द्र सिन्हा, 
अवर सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड , राँची को इस विभाग में आवंटित कार्यो के 
अतिरिक्त छः ( 6) माह के लिए विधि कार्यो के निष्पादनार्थ झारखंड लोक सेवा आयोग , राँची में अवर सचिव के पद 
पर प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

2. श्री सिन्हा के वेतनादि का भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापित विभाग कार्मिक , प्रशासनिक 
सुधार तथा राजभाषा विभाग से विकलनीय होगा । 

झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 


सतीश कुमार जायसवाल , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 724-- 50 


